उनकी अनंत कृपा है गुरु व भगवान कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते डांटते हैं तो
भी कृपा है प्यार करते है तो भी कृपा है जैसे 1 माँ अपने बच्चे से प्यार भी करती
है झापड़ भी लगती है गलती करने पर अब बच्चा भले ही बुरा माने हमको मारा मम्मी ने
अरे क्यों मारा तुमने गलती की तुमने पेंसिल चुराई अपने क्लास फेलो गी पेंसिल
चुराया है कल तुम कोई और बड़ी चीज चुराओगे जब बड़े हो जाओगे तो तुम डाकू बनोगे अगर
तुमको हम झापड़ न मार देते तो तुम ऐसे बढ़ते जाते तो वो कृपा है कोप नहीं है
नागपत्नियों ने श्री कृष्ण से कहा था इस ब्रज में कालीदह में क्रोधों पिते नुग्रह
एव सम्मत हे श्याम सुन्दर हे मेरे प्रभु तुम्हारा क्रोध भी अनुग्रह है कृपा है
तुमने हमारे पति पर क्रोध किया कालिया नाग को दंड दिया यह बहुत बड़ी कृपा है आपकी
आपके चरण उसके सिर पर घूमे ये सौभाग्य बड़े को नहीं है जो हमारे पति को मिला
